शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 830 ] 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 5 दिसम्बर 2019 – अग्रहायण 14, शक 1941 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


, 


अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2019 


आदेश 


क्रमांक एफ 7-4 / सात -1 / 2015 ( पार्ट ) . - राज्य शासन एतद्द्वारा, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति , 2016 की कंडिका 2 की उपकंडिका 
4 एवं 5 में संशोधन बाबत् जारी विभागीय आदेश दिनांक 30-10-2019 के पैरा (1) ( दो ) एवं पैरा -2 के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन करता है - 


( 1 ) 


( दो ) 


"ग्रामीण क्षेत्र में भू- धारक की निजी भूमि क्रय किए जाने के दिनांक को कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाईड लाईन की तत्समय 
प्रभावशील दर के अनुसार संगणित भूमि के मूल्य के दो गुणा और उस भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के मूल्य के बराबर 
राशि प्रतिफल ( Consideration) के रूप में देकर क्रय की जाएगी. " 


( 2 ) 


“ उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिफल के समतुल्य राशि विक्रेता को एकमुस्त सोलेशियम (तोषण ) के रूप में दी जाएगी, इस 
प्रकार निजी भूमि और उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के लिए नगरीय क्षेत्र के विक्रेता को दोगुनी राशि एवं ग्रामीण क्षेत्र 
के विक्रेता को उसकी भूमि के मूल्य की चार गुनी राशि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के मूल्य की दोगुनी राशि प्राप्त 


होगी . " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीता यादव , उप- सचिव. 


1659 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


